निबंधन संख्या पी0 टी0-40 


yo 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 आश्विन 1942 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 805 ) पटना शुक्रवार 16 अक्तूबर 2020 


सामान्य प्रशासन विभाग 


2020-4766 


अधिसूचना 

16 अक्तूबर 2020 
सं0-3 / एच0-01 / 2019 - सा 0 प्र0–9851 — निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या - बी1-3-89 / 

दिनांक -13.10.2020 में निहित अनुरोध के आलोक में बिहार विधान परिषद के पटना स्नातक , दरभंगा 
स्नातक , तिरहुत स्नातक , कोशी स्नातक तथा पटना शिक्षक, दरभंगा शिक्षक , तिरहुत शिक्षक एवं सारण शिक्षक निर्वाचन 
क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2020 के मतदान की तिथि 22.10.2020 ( गुरुवार) को मतदान करने हेतु संबंधित निर्वाचन 
क्षेत्रों के मतदाताओं को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है । 

2. उक्त मतदान की तिथि 22.10.2020 ( गुरूवार) को विशेष आकस्मिक अवकाश मात्र संबधित स्नातक / शिक्षक 
निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं के लिए ही रहेगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गुफरान अहमद, 
सरकार के उप – सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट ( असाधारण ) 805-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


